रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004 / 99 


REGD. NO . D . L.- 33004/99 


RU 


NADU 


MER 


SIL 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 - उप - खण्ड ( ii ) 
PART II — Section 3 – Sub -section ( ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , मंगलवार , जुलाई 16 , 2019 / आषाढ़ 25 , 1941 
NEW DELHI, TUESDAY , JULY 16 , 2019 /ASHADHA 25 , 1941 


सं . 2312] 
No . 2312 ] 


पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 15 जुलाई , 2019 
का. आ . 2541( अ). - पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में प्रयोक्ता के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 (1962 का 50 ) 
( इसमें इसके बाद उक्त अधिनियम कहा गया है), की धारा 2 के खंड ( क ) के अनुसरण में , भारत सरकार एतद्द्वारा नीचे दी गई तालिका के 
कॉलम (1) में उल्लिखित व्यक्ति (व्यक्तियों) को बिहार राज्य सरकार में उनके कर्तव्यों के अतिरिक्त उक्त तालिका के कॉलम (2 ) में उल्लिखित 
क्षेत्रों के संबंध में मैसर्स गेल ( इंडिया ) लिमिटेड की प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजनाओं के लिए उक्त अधिनियम के तहत सक्षम प्राधिकारी 
( प्राधिकारियों) के कार्यों का निर्वहन करने हेतु प्राधिकृत करती है: 

तालिका 


व्यक्ति का नाम एवं पद 

क्षेत्राधिकार 
(1) 
1. श्री अमिताभ कुमार गुप्ता, भूमि सुधार उप समाहर्ता, किशनगंज, | बिहार राज्य में किशनगंज जिला के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र 

बिहार सरकार 
2. श्री गोपाल कुमार, भूमि सुधार उप समाहर्ता, मधेपुरा सदर, बिहार | बिहार राज्य में मधेपुरा जिला के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र 

सरकार 
3. श्री कुमारिल सत्यानन्दन, वरीय उप समाहर्ता, पटना, बिहार | बिहार राज्य में नालंदा, लखीसराय, शेखपुरा एवं पटना जिलों के 
सरकार 

अंतर्गत आने वाले क्षेत्र 
4 . श्री ललित भूषण रंजन, भूमि सुधार उप समाहर्ता, गया सदर, | बिहार राज्य में गया एवं औरंगाबाद जिलों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र 

बिहार सरकार 
5. श्री प्रेम कांत सूर्य, भूमि सुधार उप समाहर्ता, सासाराम, बिहार बिहार राज्य में रोहतास एवं कैमूर जिलों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र 

सरकार 


3638 GI/ 2019 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

[PART II — SEC . 3 ( ii ) ] 
2. मैसर्स गेल (इंडिया ) लिमिटेड के लिए बिहार राज्य में पूर्व में अधिसूचित किये गए निम्लिखित सक्षम प्राधिकारी ( प्राधिकारियों) को 
विमुक्त किया जाता है: 
व्यक्ति का नाम एवं पद 

क्षेत्राधिकार 


1. श्री संजीव कुमार, भूमि सुधार उप समाहर्ता, किशनगंज जिला, | बिहार राज्य के किशनगंज जिला में आने वाले क्षेत्र 

बिहार सरकार 
2. श्री मुकेश कुमार , वरीय उप समाहर्ता, मधेपुरा जिला, बिहार | बिहार राज्य के मधेपुरा जिला में आने वाले क्षेत्र 

सरकार 
3. श्री प्रमोद कुमार, वरीय उप समाहर्ता, नालंदा जिला, बिहार | बिहार राज्य में आने वाले क्षेत्र 

सरकार 
4. श्री लाल ज्योतिनाथ शाहदेव , वरीय उप समाहर्ता, पटना जिला, | बिहार राज्य के पटना जिला में आने वाले क्षेत्र 

बिहार सरकार 
5 . श्री अविनाश कुमार सिंह , भूमि सुधार उप समाहर्ता, औरंगाबाद | बिहार राज्य के औरंगाबाद जिला में आने वाले क्षेत्र 

जिला, बिहार सरकार 
6. श्री मदन कुमार, वरीय उप समाहर्ता, कैमूर जिला, बिहार सरकार | बिहार राज्य के कैमूर जिला में आने वाले क्षेत्र 


3. यह अधिसूचना जारी होने की तारीख से लागू होगी । 


[ फा. सं. एल -14014 / 101 / 2017 - जीपी - II ] 

राज किशोर, अवर सचिव 


MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS 

NOTIFICATION 

New Delhi , the 15th July, 2019 
S .O . 2541( E ). — In pursuance of clause (a ) of Section 2 of the Petroleum and Minerals Pipelines 
( Acquisition of Right of User in Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962) , ( hereinafter called the said Act ), the 
Government of India hereby authorizes the person (s ) mentioned in the column ( 1) of the Table given below to 
perform the functions of Competent Authority (s) in addition to their duties under the State Government of 
Bihar under the said Act for Natural Gas Pipeline Projects of M /s GAIL (India ) Limited in respect of the areas 
mentioned in Column (2 ) of the said Table: 

TABLE 


Name and Designation of Persons 


Areas of Jurisdiction 


Areas falling under Kishanganj District, State of 
Bihar . 


1 . Shri Amitabh Kumar Gupta , Land Reform 

Deputy Collector, Kishanganj, Government of 

Bihar. 
2 . Shri Gopal Kumar, Land Reform Deputy 

Collector, Madhepura Sadar , Government of 
Bihar. 


Areas falling under Madhepura District, State of 
Bihar 


Areas falling under Nalanda , Lakhisarai, 
Sheikhpura and Patna Districts, State of Bihar. 


3. Shri Kumaril Satyanandan , Senior Deputy 

Collector, Patna, Government of Bihar . 
4 . Shri Lalit Bhushan Ranjan , Land Reform 

Deputy Collector,Gaya Sadar, Government of 
Bihar . 


Areas falling under Gaya and Aurangabad Districts, 
State of Bihar. 


[ ATT II - QU5 3 ( ii)] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


5 . Shri Prem Kant Surya , Land Reform Deputy 

Collector , Sasaram , Government of Bihar . 


Areas falling under Rohtas and Kaimur Districts , 
State of Bihar 


2 . Earlier notification following Competent Authority (s ) in the State of Bihar for M /s. GAIL (India ) Limited 

stands de -notified : 


Areas of Jurisdiction 

(2 ) 


Areas falling under Kishanganj District , State of 
Bihar. 


Name and Designation of Persons 

( 1) 
1. Shri Sanjeev Kumar, Land Reform Deputy 

Collector, Kishanganj District, Government of 

Bihar. 
2 . ShriMukesh Kumar, Senior Deputy Collector, 

Madhepura District, Government of Bihar. 
3. Shri Pramod Kumar , Senior Deputy Collector, 

Nalanda District , Government of Bihar . 


Areas falling under Madhepura District, State of 
Bihar 


Areas falling under State of Bihar. 


Areas falling under Patna District, State of Bihar. 


4 . Shri Lal Jyotinath Shahdev , Senior Deputy 

Collector, Patna District, Government of Bihar. 


5 . Shri Avinash Kumar Singh , Land Reform 

Deputy Collector, Aurangabad District, 
Government of Bihar. 


Areas falling under Aurangabad District, State of 
Bihar. 


6 . ShriMadan Kumar , Senior Deputy Collector, 

Kaimur District, Government of Bihar . 


Areas falling in Kaimur District, State of Bihar. 


3 . 


This notification will be effective from the date of its issue . 


[ F . No. L - 14014 / 101/ 2017 -GP - II ] 

RAJKISHORE, Under Secy. 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 
and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054. MANOJ 

Digitally signed by 

MANOJKUMAR VERMA 
KUMAR 

Date : 2019 .07. 16 
VERMA 20 :07 :55 + 05 30 


